रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


HOPE 


F- 


HI 


444 


HTTP 
. 
. 
. 
. 


..--- 


-rrrrr. 


. 


IT - . 
. 


. 


1 


समामेब-जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 11 , 2015 / श्रावण 20 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2015/SHRAVANA 20 , 1937 


सं . 273 ] 
No. 273] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 11 अगस्त, 2015 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन ) विनियम , 2015 
सं .सेबी/एल .ए. डी.-एन. आर. ओ./ जी . एन ./2015-2016-16/007. – बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का 
निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 


1 . इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) ( तीसरा संशोधन ) 
विनियम , 2015 कहा जा सकेगा । 


वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009 में : 


( क) विनियम 10 में , उप -विनियम (1) में , 
I. खंड ( ख) में , शब्दों "कम से कम तीन हजार करोड़ रुपये" के लिए, शब्द "सार्वजनिक निर्गम ( पब्लिक इश्यू ) के मामले में कम से 

कम एक हजार करोड़ रुपये और साधिकार निर्गम ( राइट्स इश्यू ) के मामले में कम से कम दो सौ पचास करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित हो 
जाएँगे ; 
II. खंड (ङ ) में , 


क . पहले परंतुक में ,चिह्न "; " के लिए ,चिह्न ": " प्रतिस्थापित हो जाएगा ; 
ख. पहले परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित नया परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


3439 GI/ 2015 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


“ परंतु यह और कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्गमकर्ता ( इश्युअर) पर केवल आर्थिक जुर्माने लगाना इस बात का आधार नहीं होगा 
कि वह इस विनियम के अधीन निर्गम लाने हेतु पात्र नहीं है ;" ; 
III . खंड ( छ) के पश्चात् और खंड ( ज ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खंड अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
" ( छक) निर्गमकर्ता अथवा निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह या निदेशक ने संदर्भ तारीख (रेफ्रेंस डेट ) से ठीक पहले के तीन वर्षों के 
दौरान प्रतिभूति विधियों के किसी कथित उल्लंघन ( अतिक्रमण ) का निपटारा बोर्ड की सहमति या निपटारे संबंधी व्यवस्था के जरिए न 
कराया हो ;" ; 
IV . खंड ( ज) में , चिह्न "। " के लिए,चिह्न ";" प्रतिस्थापित हो जाएगा ; 
V . खंड (ज ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंत: स्थापित किए जाएँगे , अर्थात्: 
"( झ ) साधिकार निर्गम के मामले में , संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह अनिवार्य रूप से अपनी अधिकारों संबंधी हकदारी के प्रति अभिदान 
करेंगे और वे अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे, सिवाय वहाँ जहाँ त्याग संप्रवर्तक समूह के भीतर हो या प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) 
नियम , 1957 के नियम 19क के अधीन विहित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने के प्रयोजनार्थ हो ; 
( ज) संदर्भ तारीख से ठीक पहले के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अनुशासनिक उपाय के तौर पर निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयरों को व्यापार 
( ट्रेडिंग) करने से निलंबित न किया गया हो ; 
( ट) संदर्भ तारीख के महीने से ठीक पहले के छह कलैंडर महीनों के दौरान इक्विटी शेयरों का वार्षिक सुपुर्दगी - आधारित (डिलीवरी बेस्ड ) 
व्यापारिक व्यापारावर्त ( ट्रेडिंग टर्नओवर) ऐसी छह महीनों की अवधि के दौरान सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी शेयरों की भारित ( वेटिड ) 
औसत संख्या का कम से कम दस प्रतिशत रहा हो ; 
( ठ) अग्रणी मर्चेट बैंककार (बैंककारों ) और निर्गमकर्ता अथवा उसकी समूह ( ग्रुप) या सहयुक्त ( असोसिएट ) कंपनी के बीच , लागू विनियमों के 
अनुसार , कोई भी हित विरोध ( हित -संघर्ष) न हो ।" 
( ख ) अनुसूची VIII में , 
I. भाग क में , पैरा (2) में , मद ( VII) में , उप - मद ( झ ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात् : 
“ निधियों का अंतरिम उपयोग : शुद्ध निर्गम आगमों ( नेट इश्यू प्रोसीड्स ) को , उपयोग ( कथित उद्देश्यों के लिए) किए जाने तक , केवल उन 
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही जमा कराया जाएगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हों । " 
II . भाग ङ में , पैरा (5) में , मद ( VII) में , उप - मद (झ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी , अर्थात् : 
“ निधियों का अंतरिम उपयोग: शुद्ध निर्गम आगमों ( नेट इश्यू प्रोसीड्स) को , उपयोग ( कथित उद्देश्यों के लिए) किए जाने तक, केवल उन 
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही जमा कराया जाएगा , जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हों ।" 
( ग) अनुसूची XIX में , भाग क में , पैरा ( 11 ) के पश्चात् और पैरा (12) से पूर्व, एक नया पैरा अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
"( 11क ) निधियों का अंतरिम उपयोग: निर्गमकर्ता कंपनी निधियों (फंड ) को उस बैंक में रखेगी , जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग 
(साख निर्धारण ) एजेंसी से ए या उससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग मिली हो । 
( घ ) अनुसूची XXI में , भाग क में , पैरा ( 2) में , मद ( VIII) में , उप -मद ( ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी , अर्थात्: 
"( ख) निधियों का अंतरिम उपयोग: निर्गमकर्ता कंपनी निधियों (फंड ) को उस बैंक में रखेगी , जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग 
(साखनिर्धारण ) एजेंसी से ए या उससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग मिली हो । " 


यू . के . सिन्हा , अध्यक्ष 


[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 69 - जैडबी / 15(161)] 


पाद टिप्पण : 


1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009, सं . एलएडी 
एनआरओ/जीएन/ 2009 -10/ 15/174471 द्वारा , 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् : 


(1 ) 


( 10) 


11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( संशोधन ) विनियम , 2009, सं . एलएडी 
एनआरओ/ जीएन / 2009- 10/ 23/ 186926, द्वारा 
1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( संशोधन ) विनियम , 2010 , सं . एलएडी 
एनआरओ/ जीएन / 2009- 2010/ 25 /189240, द्वारा 


7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2012 , सं . एलएडी 
एनआरओ/जीएन/ 2011- 12/ 35/3186, द्वारा 
21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
[ आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम , 
2012, सं . एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2012 
13/ 04/ 11262, द्वारा 


( 2) 


(11) 


( 3 ) 


(12) 


( 4 ) 


(13) 


24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( तीसरा संशोधन ) विनियम , 2012, सं . एल . ए. डी . 
एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2012-13/ 12/18951, द्वारा 
12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( चौथा संशोधन ) विनियम , 2012, सं . एल . ए . डी . 
एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2012- 13 / 18 /5391, द्वारा 
27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( संशोधन) विनियम , 2013, सं . एल. ए. डी . 
एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2012- 13/ 32/4947, द्वारा 
26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2013, सं . एल . ए. डी . 
एन. आर. ओ./ जी - एन / 2013 - 2014/19/ 6422, द्वारा 


( 5 ) 


8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2010, सं. एलएडी 
एनआरओ/जीएन/ 2009 - 10 / 26/190146 , द्वारा 
13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( तीसरा संशोधन ) विनियम , 2010, सं. एलएडी 
एनआरओ/ जी . एन ./ 2010 - 11/ 03/ 1104, द्वारा 
12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( चौथा संशोधन ) विनियम , 2010 , सं . एलएडी 
एनआरओ/जीएन/ 2010- 11/19/ 26456, द्वारा 
29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( संशोधन ) विनियम , 2011, फा . सं . एल . ए. डी . 
एन . आर . ओ./जीएन/ 2011- 12/05/13907, द्वारा 
23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) विनियम , 
2011, सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./जी . एन ./ 2011 
12/ 24 / 30181 , द्वारा 
23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 
( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2011, फा . सं . एलएडी 
एनआरओ/ जीएन / 201112/ 25/ 30309, द्वारा 


(14 ) 


( 6) 


(15 ) 


( 16) 


8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक ( ट्रेडिंग ) प्लेटफार्म पर 
विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, 
सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2013- 14/ 
28/ 6720 , द्वारा 


(8 ) 


(17 ) 


7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] 
विनियम , 2014, सं . एल. ए. डी . एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 
2013- 14/ 36/ 12, द्वारा 


( 9) 


(18 ) 


30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 
( संशोधन ) विनियम , 2012, सं . एलएडी 
एनआरओ/ जीएन / 2011-12/ 34/ 2499 , द्वारा 


4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 
( संशोधन ) विनियम , 2014, सं . एल .ए. डी . 
एन. आर. ओ./ जी . एन ./2013- 14/ 44 /226 , द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(19) 


(21) 


23 H 2014 Fra T ha siteA nale 
( 1 FT ÉRT) (EPTA) Aarh, 2014 , Å. 
18 .G. - .SR .ST. A . TH ./2014 -15/03/1089, 
द्वारा 


( 20 ) 


(22) 


25Ba 2014 Traileyfarfa si fara 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( queT TİPTTET ) Rafa4H , 2014 , . 59 .T.ET / 
VH . 347 . 3TT ./ . TH / 2014 - 15 /06 /1372, QRT 
संशोधित हुए थे । 


24 HT 2015 to frete fara site a fare 
बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
(TŪPĪTETT) Rafae , 2015, f. 1 . . A 
WH .GR .ST./ .CH ./ 2014 -15 / 24/538, ERT 
5 HT 2015 # hre fayfa Biti faftate 
( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) ( दूसरा 
HRTTET ) Fafa, 2015 , . AT -TH3R .31./ 
31.3 . T . ./5 . 7 ./2015 - 16 /003, ART HITTA 
ET SI 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 11th August, 2015 


Securities and Exchange Board of India 
(Issue of Capital and Disclosure Requirements) 

( Third Amendment) Regulations, 2015 
No. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 - 16 / 007 . — In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities 
and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ), the Board hereby makes the following regulations to further amend 
the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 , namely : 
1. These regulations may be called the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) ( Third Amendment) 
Regulations, 2015 . 
2 . They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) Regulations, 2009 : 

(a ) in Regulation 10 , in sub - regulation ( 1), - 
I. in clause (b ), for the words “ three thousand crore rupees” , the words “ one thousand crore rupees in case of public 

issue and two hundred and fifty crore rupees in case of rights issue” shall be substituted ; 
II. in clause (e ), - 
a . in the first proviso , for the symbol “ ; ” , the symbol “ : ” shall be substituted ; 
b . after the first proviso, the following new proviso shall be inserted , namely : 

“ Provided further that imposition of only monetary fines by stock exchanges on the issuer shall not be a ground for 
ineligibility for undertaking issuances under this regulation ; ” ; 
III. after clause (g ) and before clause (h ), following new clause shall be inserted , namely: 

“ ( ga ) the issuer or promoter or promoter group or director of the issuer hasnot settled any alleged violation of 
securities laws through the consent or settlementmechanism with the Board during three years immediately preceding 

the reference date ;" ; 
IV .in clause (h ), for the symbol “.” the symbol “;" shall be substituted ; 
V . after clause (h ), the following new clauses shall be inserted , namely: 


“ (i) in case of a rights issue, promoters and promoter group shall mandatorily subscribe to their rights entitlement and 
shall not renounce their rights, except to the extent of renunciation within the promoter group or for the purpose of 
complying with minimum public shareholding norms prescribed under Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation ) 
Rules, 1957 ; 


(j) the equity shares of the issuer have not been suspended from trading as a disciplinary measure during last three years 
immediately preceding the reference date; 
(k ) the annualized delivery -based trading turnover of the equity shares during six calendar months immediately preceding 
the month of the reference date has been at least ten per cent of the weighted average number of equity shares listed 
during such six months period; 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) there shall be no conflict of interest between the lead merchant banker (s ) and the issuer or its group or associate 
company in accordance with applicable regulations.” 
(b ) In Schedule VIII , - 
I. in Part A ,Para (2 ), in item ( VII),sub - item (1) shall be replaced with the following , namely: 
“ Interim Use of Funds: Net issue proceeds pending utilization (for the stated objects ) shall be deposited only in the 
scheduled commercial banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 .” 
II. in Part E , in Para (5 ), in item (VII), sub -item (J) shall be replaced with the following , namely : 
" Interim Use of Funds: Net issue proceeds pending utilization (for the stated objects ) shall be deposited only in the 
scheduled commercial banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 ." 
(c) In Schedule XIX , in Part A , after para (11) and before para (12), a new para shall be inserted, namely : 
“ (11A ) Interim Use of Funds: The issuer company shall keep funds in a bank having a credit rating of A or above by an 
international credit rating agency .” 
(d ) In Schedule XXI, in Part A , in para (2 ), in Item (VIII), sub - item ( B ) shall be replaced with the following , 
namely : 
“ (B ) Interim Use of Funds: The issuer company shall keep funds in a bank having a credit rating of A or above by an 
international credit rating agency." 

U . K . SINHA, Chairman 
[ ADVT. II/4 /Exty ./69- ZB /15 ( 161) ] 


Footnote : 


1. 


2 . 


(1 ) 


( 3) 


(4 ) 


The SEBI ( Issue of Capital and Disclosure Requirements ) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India 
on 26th August , 2009 vide No. LAD -NRO /GN /2009 - 10 /15 /174471 . 
The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on : 
11th December, 2009 by Securities and Exchange (8 ) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 

Requirements ) (Second Amendment) Regulations, 
vide No. LAD -NRO /GN /2009 - 10 / 23 /186926 . 

2011 vide F . No. LADNRO /GN /2011 

12 /25 / 30309. 
1st January , 2010 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

30th January, 2012 by Securities and Exchange 
Requirements ) (Amendment) Regulations, 2010 

Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 
vide No. LAD -NRO /GN /2009 - 2010 / 25 / 189240 . 

Requirements ) (Amendment) Regulations, 2012 

vide No. LAD -NRO /GN /2011- 12 / 34 /2499 . 
8th January , 2010 by Securities and Exchange 
Board of India ( Issue of Capital and Disclosure ( 10 ) 7th February , 2012 by Securities and Exchange 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 

Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
2010 vide No. LADNRO /GN /2009- 10 / 26 / 190146 . 

Requirements) (Second Amendment) Regulations, 
2012 vide No. LAD -NRO / 

GN / 2011 - 12 / 35 /3186 . 
13th April, 2010 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

21st May , 2012 by Securities and Exchange Board 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 

of India (Alternative Investment Funds) 
2010 vide No. LADNRO /GN / 2010 - 11/03 /1104 . 

Regulations, 2012 vide No. LAD -NRO /GN /2012 

13 /04 / 11262 . 
12th November, 2010 by Securities and Exchange 
Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

24th August , 2012 by Securities and Exchange 
Requirements ) (Fourth Amendment) Regulations, 

Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
2010 vide No. LADNRO /GN /2010 - 11/ 19 /26456 . 

Requirements ) ( Third Amendment) Regulations, 

2012 vide No . LADNRO /GN / 2012 - 13 / 12 / 18951 . 
29th April, 2011 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure (13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 

Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
vide F . No. LADNRO /GN /2011 - 12 /05 / 13907 . 

Requirements ) ( Fourth Amendment ) Regulations, 

2012 vide No. LADNRO /GN /2012 -13 /18/5391. 
23rd September, 2011 by Securities and Exchange 
Board of India (Substantial Acquisition of Shares ( 14 ) 27th February , 2013 by Securities and Exchange 
and Takeovers ) Regulations, 2011 vide No . LAD 

Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 
NRO /GN / 2011 - 12 / 24 /30181. 

Requirements) (Amendment) Regulations , 2013 
vide No. LAD -NRO /GN /2012 - 13 /32 /4947 . 


(5 ) 


(6 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(15 ) 


( 19 ) 


23rd May , 2014 by Securities and Exchange Board 
of India (Payment of Fees ) (Amendment) 
Regulations , 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2014 
15 /03/ 1089. 


( 16 ) 


26th August, 2013 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) ( Second Amendment) Regulations, 
2013 vide No. LAD -NRO / 

GN / 2013 - 14 / 19 /6422 . 
8th October, 2013 by Securities and Exchange 
Board of India (Listing of Specified Securities on 
Institutional Trading Platform ) Regulations, 2013 
vide No. LAD -NRO /GN / 2013 -14 /28 /6720 . 
7th January , 2014 by Securities and Exchange 
Board of India ( Foreign Portfolio Investors) 
Regulations, 2014 vide No. LAD -NRO/GN /2013 
14 / 36 / 12 . 
4th February, 2014 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 
vide No. LAD -NRO /GN /2013 - 14 /44 /226 . 


( 17 ) 


(21) 


25th August, 2014 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements ) (Second Amendment) Regulations, 
2014 vide No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /06 / 1372 . 
24th March 2015 by Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements ) (Amendment) Regulations, 2015 
vide No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /24 /538 . 
5th of May, 2015 by SEBI (Issue of Capital and 
Disclosure Requirements ) (Second Amendment) 
Regulations, 2015 vide No . SEBI 
NRO /OIAE /GN /2015 - 16 /003 . 


( 18 ) 


(22 ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


